निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


12 आश्विन 1939 ( श ० ) 
संख्या 40 पटना, बुधवार , 

4 अक्तूबर 2017 ( ई० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-5 भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


, 


6-6 


, 


7-9 


2 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2017 
सं 0 788 — कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , पटना के अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के अवर सेवा के 
निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में 
अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में प्राधिकृत करते हुए अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है एवं स्तम्भ 5 
पर अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है: 

वर्तमान पदस्थापन नये पदस्थापित 

अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 


नाम 


स्थान 


1 


4 


5 


1 . 


2. 


3. 


4 . 


अधीक्षक , 


5 . 


6 . 


2 

3 
श्री संजीव कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी , क्रीड़ा कार्यपालक, 
क्रीड़ा प्रशिक्षक 

पटना 

बिहार राज्य खेल 

प्राधिकरण, पटना 
श्री राजेन्द्र कुमार , क्रीड़ा | जिला खेल पदाधिकारी , उपाधीक्षक , जिला खेल पदाधिकारी , 
प्रशिक्षक 

वैषाली 

शा 0 शि ० , 

चम्पारण / उपनिदेशक , शा ० शि ० , 

पूर्वी चम्पारण तिरहुत प्रमंडल 
श्री संजय कुमार, क्रीड़ा उपाधीक्षक , शा 0 शि 0, जिला खेल | अधीक्षक , शा ० शि ०, पटना 
प्रशिक्षक 

रोहतास पदाधिकारी , पटना उपनिदेशक , शा ० शि ० , पटना 

प्रमंडल / पाटलीपुत्र खेल परिसर, 

पटना 
मो 0 शमीम अंसारी, क्रीड़ा | जिला खेल पदाधिकारी, जिला खेल | प्रमंडलीय 

शा ० शि ०, 
प्रशिक्षक भागलपुर 

पदाधिकारी , गया मगध प्रमंडल / उपाधीक्षक, शा ० 

शि o, औरंगाबाद 
श्री प्रमोद कुमार यादव, जिला खेल पदाधिकारी, जिला खेल | उपनिदेशक, शा 0शि 0, भागलपुर 
क्रीड़ा प्रशिक्षक 

पूर्णिया 

पदाधिकारी, 

प्रमंडल / अधीक्षक , शा 0 शि 0 , 
भागलपुर 

बांका 
श्री नरेश कुमार चौहान, क्रीड़ा कार्यपालक , बिहार उपाधीक्षक, जिला खेल पदाधिकारी, नवादा 
क्रीडा प्रशिक्षक 

राज्य खेल प्राधिकरण , शा 0 शि 0, नालंदा 

पटना 
श्री रणधीर कुमार सिंह, | उपाधीक्षक , शा 0 शि o, जिला खेल | उपाधीक्षक, शा 0 शि 0, कटिहार 
शा 0 शि 0 / अनुदेशक मधुबनी 

पदाधिकारी, पूर्णिया 
श्री परिमल, शा ० शि ० / | उपाधीक्षक , शा 0 शि 0, उपाधीक्षक , उपाधीक्षक, शा 0 षि ०, शेखपुरा / 
अनुदेशक 

लखीसराय হা O হি O , जमुई उपाधीक्षक, 

शा 0 शि , 
लखीसराय / जिला खेल 

पदाधिकारी, मुंगेर 
श्री जयनारायण कुमार, | उपाधीक्षक, शा 0 शि 0, जिला खेल | जिला खेल पदाधिकारी, दरभंगा 
शा 0शि 0 / अनुदेशक जहानाबाद 

पदाधिकारी, 

मुजफ्फरपुर 
श्री ओम प्रकाश कुमार, उपाधीक्षक , शा 0 शि o, जिला खेल अधीक्षक, < IO 

सारण 
शा ० शि ० / अनुदेशक नालंदा 

पदाधिकारी , वैषाली प्रमंडल / जिला खेल पदाधिकारी , 

सारण / जिला 

खेल पदा० . 

सीवान 
श्री ओम प्रकाश , | उपाधीक्षक , शा ० शि 0, उपाधीक्षक , 

जिला खेल पदाधिकारी, 
शा 0शि 0 / अनुदेशक सीतामढ़ी 

शा 0 शि 0, कैमूर भोजपुर / उपाधीक्षक , शा 0 शि 0, 

बक्सर / उपाधीक्षक, शा ० शि o , 
रोहतास 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


शि 0, 


11 . 


बिहार गजट, 4 अक्तूबर 2017 


3 


12. 


श्री विजय कुमार पंडित, जिला खेल पदाधिकारी, उपाधीक्षक, शा 0 षिo , | उपाधीक्षक , शा 0 शि 0, मधुबनी 
शा 0 शि 0 / अनुदेशक दरभंगा 

सीतामढी 
स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 15.07.2017 तक निश्चित रूप से 
नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । जुलाई , 2017 का 
वेतन भुगतान नवपदस्थापित पद के विरूद्ध होगा । 

3. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
4. विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, उप – सचिव । 


30 जून 2017 
सं0 790 - संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत बिहार पुरातत्व संग्रहालय सेवा के अधीन वर्ग-2 / अवर सेवा के 
निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में 
अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में प्राधिकृत करते हुए अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है एवं स्तम्भ 5 
पर अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है: 
वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापित स्थान 

अतिरिक्त प्रभार 


क्र 0 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


श्री विमल तिवारी 


संग्रहालयाध्यक्ष, 


अपर निदेशक, पटना 


महाराजाधिराज 


लक्ष्मीश्वर | संग्रहालय, पटना 


सिंह संग्रहालय, दरभंगा 


2 . 


श्री शंकर सुमन 


सहायक संग्रहालयाध्यक्ष सह 


सहायक 


संग्रहालयाध्यक्ष, 


पटना संग्रहालय , 


मार्गदर्शक व्याख्याता, पटना | संग्रहालयाध्यक्ष, 


पटना / दीप 


नारायण 


सिंह 


संग्रहालय, पटना 


रामचन्द्रशाही 


संग्रहालय , 

हाजीपुर 


संग्रहालय, मुज० 


3. 


श्री विनय कुमार 


संग्रहालयाध्यक्ष, 


सहायक 

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, बिहारशरीफ 
संग्रहालयाध्यक्ष, नारद संग्रहालय , बिहारशरीफ / गया 


गया संग्रहालय, गया 


संग्रहालय , नवादा 


4 . 


5 . 


श्री अरविन्द क्षेत्रीय उपनिदेशक, बिहार, | सहायक 

क्षेत्रीय उप निदेशक मुख्यालय, पटना 
महाजन पटना 

संग्रहालयाध्यक्ष, छपरा ( 31.12.2017 तक) / सहायक 
संग्रहालय, छपरा संग्रहालयाध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय 

संग्रहालय , 

बक्सर 
श्री शम्स अब्रार संग्रहालयाध्यक्ष, चन्दशेखर सहायक 

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रशेखर 
सिंह संग्रहालय, जमुई संग्रहालयाध्यक्ष, सिंह संग्रहालय, जमुई / लखीसराय 

बेगूसराय संग्रहालय, 

बेगूसराय 
श्री सुधीर कुमार संग्रहालयाध्यक्ष , चन्द्रधारी सहायक 

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, मिथिला 
यादव संग्रहालय, दरभंगा 

संग्रहालयाध्यक्ष, 

ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी / 
भागलपुर संग्रहालय, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष , चन्द्रधारी 
भागलपुर 

संग्रहालय, दरभंगा 


6 . 


4 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


7 . 


छपरा । सहायक 


सहायक 


संग्रहालयाध्यक्ष 


सह 


श्री सुनील कुमार संग्रहालयाध्यक्ष, 
चुन्नी 

संग्रहालय, छपरा 


संग्रहालयाध्यक्ष, 


मार्गदर्शक 


व्याख्याता, 


पटना 


8 . 


श्री शिव कुमार शोध सहायक , 
मिश्र 

संग्रहालय, पटना 


जननायक कर्पूरी 

संग्रहालय, 

पटना / सहायक 
ठाकुर संग्रहालय, संग्रहालयाध्यक्ष, बुद्धा स्मृति पार्क 
पटना 

संग्रहालय, पटना 
पटना । सहायक 

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, बेतिया 
संग्रहालयाध्यक्ष, 

( प्रभारी, गाँधी स्मारक संग्रहालय, 
महाराजा लक्ष्मीश्वर भीतिहरवा, पश्चिमी चम्पारण ), शोध 
सिंह संग्रहालय, सहायक, पटना संग्रहालय 


दरभंगा 


2. स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेष दिया जाता है कि वे दिनांक 15.07.2017 तक निश्चित रूप से 
नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । जुलाई, 2017 का 
वेतन भुगतान नवपदस्थापित पद के विरूद्ध होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


5 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


शुद्धि - पत्र 

30 जून 2017 
सं 0 1 / वि01-33 / 2017-791 — विभागीय अधिसूचना संख्या -790 दिनांक 30.06.2017 ( छायाप्रति संलग्न ) के 
क्रमांक -7 में स्तंभ -2 के नाम श्री सुनील कुमार चुन्नी के स्थान पर " श्री सुनील चन्द चुन्नी " पढ़ा जाय । 
2. उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 1210 - I, URMILA Devi Vimla w/ o Ram Bharosi Yadav R/ o Dhelwa Gosai ward 
no . 8 , PO . + PS- Barh , Patna declare that vide affidavit 9381 dated 11-9-17 Urmila Devi @ Vimla 
Devi both one and same person. that no any person namely Urmila Devi @ Vimla Devi except 
me in my village. 


Urmila Devi Vimla . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 एल / एच ० जी०-14-23 / 2017-8485 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

20 सितम्बर 2017 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार नट, जिला समादेष्टा , बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी, अररिया के विरूद्ध दिनांक -06.03.2017 से 09.03.2017 तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये कैम्प कार्यालय, 
मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से प्रस्थान करने एवं मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के वरीय अधिकारियों 
पर अनावश्यक आरोप लगाने से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र - क विभाग को प्रतिवेदित हुआ है (यथा - अनुलग्नक 
प्रपत्र - क में वर्णित) । 

2. उप – महासमादेष्टा , मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ज्ञापांक -1001 दिनांक 23.03.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण 
की मांग की गई , परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । पुनः इनसे मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 
ज्ञापांक -1197 दिनांक 10.04.2017 द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति / बिना अनुमति / बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश उपभोग 
करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन इनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं करते हुए अन्य अधिकारियों के अवकाश 
की स्वीकृति के संबंध में जानकारी की मांग की गई । इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अपने पत्रांक -294 दिनांक 22.04.2017 द्वारा 
मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के वरीय अधिकारियों पर अनावश्यक आरोप लगाए गए हैं , जो कि बिहार सरकारी 
सेवक आचार नियमावली -1976 का नियम -3 का उल्लंघन है । 

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री मनोज कुमार नट , जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी, अररिया के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र - क की बृहद् जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 17 ( 2) के तहत की जाय । इस हेतु श्री ईश्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव - सह - संयुक्त निदेशक , 
अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को 
उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री नट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


8 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


2 . 


3 . 


4 . 


6 . 


31.08.2032 


- 


01 


बिहार गृह 


परिशिष्ट- क 
(नियम- 17 (3) तथा विनियम- 3 द्रष्टव्य) 

प्रपत्र- क 
1 . 

सरकारी सेवक का नाम श्री मनोज कुमार नट 
पदनाम 

जिला समादेष्टा 
समूह 

ख 
वेतन बैण्ड / ग्रेड पे - पी ०बी०-3 / 15600-39100, ग्रेड वेतन- 5400 ( मूल कोटि ) ( अपुनरीक्षित) 
जन्मतिथि 

09.08.1972 
सेवानिवृति की तिथि 

आरोप / लांछन का अभिकथन 
आरोप सं ० आरोप / लांक्षण का विवरण 

साक्ष्य / गवाह 
आपके कार्यालय के ज्ञापांक शून्य, दिनांक 02.03. आपका ज्ञापांक शून्य , दिनांक 02.03. 
कर्तव्य के प्रति 

2017 ( कैम्प मुख्यालय, पटना) के द्वारा दिनांक 06.03. 2017 ( कैम्प मुख्यालय , पटना) 
लापरवाही, उदासीनता, 

2017 से 09.03.2017 तक क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत | 1. श्री सतीश कुमार, तत्कालीन उप 

करने का प्रस्ताव उप महासमादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह महासमादेष्टा , बिहार रक्षा 
आदेशोल्लंघन एवं 
रक्षा वाहिनी, पटना को दिया गया था । 

वाहिनी, पटना सम्प्रति पुलिस 
अनुशासनहीनता । 

यह अवगत होते हुए भी, कि दिनांक 04-05.03. | महानिरीक्षक , बिहार मानवाधिकार 
2017 को बंदी (राजपत्रित अवकाश ) है, आपके द्वारा आयोग, पटना । 
क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रस्ताव दिया गया और मुख्यालय, 2. श्री हरकिशोर राय, तत्कालीन 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना में कैम्प करने के बावजूद | समादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा 
आपने किसी प्राधिकार से अवकाश की आकस्मिकता नहीं | वाहिनी, पटना । 
बताई । इस कारण उक्त अवकाश अधियाचना दैनिक 
आधार ( नेनंस इंपे ) पर चली एवं संचिका में उपस्थापित 
हुई । 

स्पष्टतः आपके द्वारा अवकाश की आकस्मिकता न 
तो समझी गई, न ही मुख्यालय को बताई गई । 
संचिका में उपस्थापन के दौरान दिनांक 08.03. 

1. मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
कर्तव्य से अनाधिकृत 2017 को प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना के द्वारा | पटना के ज्ञापांक- 1001 दिनांक 23 . 

03.2017 
आपसे दूरभाष पर पूछे जाने पर आपने बताया कि आप 
अनुपस्थिति, 
अनुशासनहीनता एवं 

मुख्यालय छोड़कर अवकाश पर प्रस्थान कर गए हैं । 2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
स्वेच्छाचारिता 

अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व न तो आपके द्वारा | पटना के ज्ञापांक- 1197 दिनांक 10. 
स्वीकृति ली गई, न ही आकस्मिकता ( जैसा कि आपके | 04.2017 
द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है ) की स्थिति में | 3. आपका पत्रांक -294 दिनांक 22. 
दूरभाष पर सक्षम प्राधिकार उप महासमादेष्टा , मुख्यालय, | 04.2017 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से अनुमति प्राप्त की गई । गवाह: 

इस प्रकार आप मुख्यालय से बिना अवकाश 1. श्री सतीश कुमार, तत्कालीन उप 
स्वीकृत कराये / बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से, महासमादेष्टा , बिहार गृह 
अपना निर्धारित मुख्यालय छोड़कर अवकाश में प्रस्थान वाहिनी, पटना सम्प्रति पुलिस 
कर गए । 

महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार 
आपके उपर्युक्त आचरण हेतु मुख्यालय , बिहार आयोग , पटना । 
गृह रक्षा वाहिनी, पटना के ज्ञापांक -1001 दिनांक 23.03. | 2. श्री हरकिशोर राय, तत्कालीन 
2017 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, | समादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा 
परन्तु आपने अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया , वाहिनी, पटना । 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी एवं इस प्रकार | 3. प्रशाखा पदाधिकारी , मुख्यालय, 
मुख्यालय, पटना के आदेश / पत्र की अनदेखी की एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना 
लापरवाही बरती गई । 

उपर्युक्त के संबंध में आपसे स्पष्टीकरण की मांग 
ज्ञापांक -1197 दिनांक 10.04.2017 के द्वारा पुनः की गई , 
परन्तु 

आपने अनाधिकृत अनुपस्थिति / बिना 
अनुमति / बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश उपभोग 
करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं करते हुए अन्य 
अधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में 


02 


रक्षा 


बिहार गजट , 4 अक्तूबर 2017 


9 


कृत्य कर्तव्य से 


03 


बिहार सरकारी सेवक 

आचार 
नियमावली -1976 के 
नियम -3 का उल्लंघन 


जानकारी की मांग की , जो आवश्यक नहीं था । आपसे 
तो केवल अपना आचरण स्पष्ट करने को लिखा गया 
था । 
आपका यह 

से अनाधिकृत 
अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का 
परिचायक है । 

आपने अपने पत्रांक -294 दिनांक 22.04.2017 में आपका पत्रांक -294 दिनांक 22.04. 
मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के वरीय | 2017 
अधिकारियों पर अनावश्यक आरोप लगाए हैं , यह साबित 
करने के लिए कि चूंकि आप कमजोर वर्ग के हैं , इसलिए 
आप पर यह कार्रवाई हो रही है । जबकि यह एक 
सामान्य कार्यालयी प्रक्रिया (usual official 
procedure) है एवं किसी भी प्रकार से जात -पात या 
किसी संवर्ग से संबंधित नहीं है । 

इस प्रकार का आपका आचरण एक राजपत्रित 
कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


